( RAL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

23 वैशाख , 1937 ( श० ) 
राँची, बुधवार 

13 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


संख्या 3 0 3 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


11 मई , 2 0 15 


संख्या- 13/ न्या0 विविध- 01 / 2013 का0 4241 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 13 / न्या0 विविध . 


01/ 2013 का0 3804 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर 69 
अभ्यर्थियों को झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ) के पद पर नियुक्ति हेतु 
नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है जिसकी कंडिका- 3 के अनुसार निदेश दिया गया है कि अभ्यर्थी 


अधिसूचना के निर्गत होने से एक माह के अन्दर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 52 के तहत 


चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र के साथ अपना योगदान 


झारखण्ड उच्च न्यायालय 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 13 मई, 2015 


इस सम्बन्ध में झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उपर्युक्त योगदान हेतु 


दिये गये एक माह के समय को अगले तीन माह तक के लिये विस्तारित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के अपर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 0 3 – 50 । 


